रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 5 , 2018 / चैत्र 15 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940 


सं . 1356 ] 
No. 1356] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018 
का . आ . 1500 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3क की उपधारा 
(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का. आ . 941 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) में तारीख 1 मार्च, 
2018 को प्रकाशित की गई थी , में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना के पैरा संख्या (3) में , 

" अपर जिला कलक्टर और अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), उदयपुर " शब्दों के स्थान पर " अतिरिक्त जिला कलक्टर 
और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), उदयपुर शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ फा . सं. भाराराप्रा / पीआईयू / यूडीए2018 / एलीवेटेड सड़क / एलए ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


2028 GI/ 2018 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018.04.1122:12:19 
+ 0530 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


